निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 635) पटना, दुधपौष, 1931CADOर 2009 


( सं0 पटना 635 ) 


2 पौष 1931 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 23 दिसम्बर 2009 


सं0 3ए- 2 - वे0पु0 - 01 / 2009-12203 वि (2 ) 


वित्त विभाग 


संकल्प 


23 दिसम्बर 2009 
विषय :- वेतन समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के क्रियान्वयन के बिन्दुओं पर अनुशंसा हेतु समिति के 

गठन के संबंध में । 

राज्य के कर्मियों /पेंशनधारियों को केन्द्रीय कर्मियों / पेंशनधारियों की भाँति पुनरीक्षित 
वेतनमान /पेंशन की स्वीकृति हेतु गठित वेतन समिति ने दिनांक 21 दिसम्बर 2009 को सरकार को 
प्रतिवेदन समर्पित कर दिया है । इसके पूर्व समिति द्वारा भत्तों के संबंध में अलग से प्रतिवेदन दिया जा 
चुका है । उक्त प्रतिवेदनों का अध्ययन कर उनमें निहित अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की उपयुक्तता के 
संबंध में परामर्श देने हेतु समिति का गठन किया गया है जिसका स्वरूप निम्नलिखित है : 
1. विकास आयुक्त - 

अध्यक्ष 
2 . प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग - 

सदस्य 
3. सचिव , संसाधन , वित्त विभाग - 

सदस्य - सह- संयोजक 
समिति अपना प्रतिवेदन दिनांक 27 दिसम्बर 2009 तक समर्पित करेगी । 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 दिसम्बर 2009 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार 

गजट के असाधारण अंक में किया जाए | 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह, 
सरकार के उप सचिव | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 635 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


